रजिस्ट्री से. डी . एल. -33004 / 97 


REGD. NO .. D . L.-33004/97 


सत्यागपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


* 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं091 ] 

नई दिल्ली, बहस्पतिवार, मार्च 19, 1998 / फाल्गुन 28 , 1919 
No. 911 ___ NEW DELHI, THURSDAY , MARCH 19, 1998/PHALGUNA 28, 1919 

गृह मन्त्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1998 
सा . का .नि . 141 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , नागरिकता अधिनियम, 1955 ( 1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
नागरिकता नियम, 1956 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता ( संशोधन ) नियम , 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. नागरिकता नियम, 1956 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 7 में " मामूली तौर से निवास करता है " शब्दों के पश्चात् 
" आवेदन के प्राप्त होने पर कलक्टर या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रारूप तक में अभिस्वीकृति जारी करेगा । " शब्द अंत: स्थापित किए 
जाएंगे । 
3. उक्त नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 9. कलक्टर सभी आवेदनों को रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना - ( 1 ) कलक्टर उसके द्वारा धारा 5 ( 1 ) ( क ), ( ग ), ( घ ) 
और (- ) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन , यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उसकी प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन 
के भीतर इस रिपोर्ट के साथ भेजेगा कि क्या आवेदक : 

( क ) अधिनियम की धारा 5 के सुसंगत खंडों में अधिकथित सभी शर्तों की पूर्ति करता है ; 
( ख ) उसका आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है ; 

उसने अधिनियम के अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर किए हैं ; और 
वह व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला है और भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा ठीक और उचित व्यक्ति 


( 2 ) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन आवेदन को अपनी सिफारिश और कलक्टर की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार 
को कलक्टर की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर भेजेगा । 

( 3 ) यदि किसी कारण से , यथास्थिति, कलक्टर या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपनियम ( 1 ) या ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अवधि के 
भीतर आवेदन को भेजने में असमर्थ है तो वह, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार को उसके विलम्ब के कारणों के साथ 
विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भेजी जा सकेगी । 
770 G / 98 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


( 4 ) यथास्थिति, कलक्टर या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पास लम्बित आवेदनों के संबंध में ऊपर उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) 
में विहित रीति में कार्रवाई की जाएगी । 

( 5 ) यदि आवेदन , आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को , यथास्थिति , कलक्टर या राज्य 
सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नहीं भेजा जाता है तो आवेदक केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को अभ्यावेदन कर सकेगा । आवेदक , कलक्टर के 
कार्यालय द्वारा जारी की गई अभिस्वीकृति की प्रति संलग्न करेगा । केन्द्रीय सरकार , ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन 
पर उसकी सिफारिश पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के साथ पहल कर सकेगी । " 
4. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में 
प्रारूप 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूपक अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" प्रारूप 1 क " 
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1 ) ( क ), ( ग), ( घ) और ( छ) के अधीन नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन की अभिस्वीकृति । ( नियम 
7 और 9 देखिए ) 
कुमारी/ श्रीमति / श्री -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - पुत्री / पत्नी / पुत्र - - - - -- - - - - -- - - - - - -- निवासी - - 

---- - -- - - - से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 ( 1) ( क ) /( ग )/( घ)/( ङ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए 
आवेदन प्राप्त किया । 
टिप्पण : जो लागू न हो उसे काट दें । 

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर । 
तारीख : 

[ फा. सं. 26071/3/ 95 - आई. सी. -1 ] 

गुरचरन सिंह, संयुक्त सचिव 


टिप्पण : 

मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खंड 3, तारीख 7 - 7 - 1956 में का .नि. आ . से. 1574 के रूप में प्रकाशित किया गया था और 
तत्पश्चात् उसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया : 

1. 2/ 13, 57 / आई सी , तारीख 16 - 5 - 58 
2. 10/ 3/48-- आई सी तारीख 19 - 11 - 58 
3. 2/11/587- आई सी तारीख 31 - 1 - 59 
4. 2/1/ 60 - आई सी तारीख 16 - 9 - 60 
5. 1/1/ 62 - आई सी तारीख 20 - 12 - 62 
6 . 1/ 1/64 - आई सी तारीख 3 -3 - 65 
7. 24/ 161/ ( ii ) /64- आई सी तारीख 5- 5 - 65 
8. 2/ 1/66 - आई सी तारीख 29 - 5- 67 
9 . 2 / 1/ 68 - आई सी तारीख 12 -11 - 68 
10. 2/ 1/ 69 - आई सी तारीख 14 - 5 - 69 
11. 2/7169 - आई सी तारीख 19 - 12 - 69 
12. 24/75 /69 - आई सी तारीख 28 - 8 - 70 
13. 26011/1/71 - आई सी तारीख 9 -8 -71 
14. 26011 / 12 (1 )/71 - आई सी तारीख 15 -2 - 72 
15. सा . का. नि . 383 ( अ ) तारीख 5 - 6 - 81 
16. सा . का .नि . 25 ( अ ) तारीख 15- 1 - 86 
17 . सा . का .नि , 567 ( अ ) तारीख 1 - 4 - 86 
18. सा . का. नि . 18 ( अ ) तारीख 7 - 1 - 87 
19 . सा. का. नि . 392 ( अ ) तारीख 13- 4 - 87 


11N 


LIVE 


( YTTII - U 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th March , 1998 
G . S. R . 141 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955 ), the 
CentralGovernment horoby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules , 1956 , namely : 
1. (1) These Rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules , 1998. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the officialGazette . 


2 . In the Citizenship Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said nules), in rule 7, after the words “ ordinarily resident", the 
words " On receipt of the application the Collector or any other officer authorised on his behalf shall issue an acknowledgement in 
Fom IA " . 
3 . In the said rules, for rule 9 , the following rule shall be substituted , namely : 

9. Collector to transmit all applications to the Central Government with a report ( 1) The Collector shall transmit 
every application under section 5 ( 1) (a ), (c ), (d ) and ( e ) received by him to the State Government or the Union Territory 
Administration as the casemay be, within one hundred and twenty days from the date of its receipt, alongwith a report as to 
whether the applicant : 

(a ) satisfies all the conditions laid down in the relevant clauses of section 5 of the Act; 
(b ) has an intention to make India his permanent home; 
(c ) has signed the path of allegiance specified in the Second Schedule of the Act; and 
(d ) is of good character and is otherwise a fit and proper person to be registered as a citizen of India . 


( 2 ) The State Government or the Union Territory Administration , as the case may be, shall forward the applica 
tion alongwith its recommendation and report of the Collector, to the CentralGovernmentwithin a period of sixty days from the 
date of receipt of the report of the Collector. 

(3 ) If for some reasons , the collector or the State Government or the Union Territory administration , as the caso 
may be is unable to forward the application within the period specified in sub -rule (1 ) or ( 2 ), the samemay be forwarded to the 
State Government or the Union Territory Administration or the Central Government, as the case may be , after the specified 
period alongwith the reasons for delay. 

(4 ) The applications pending with the Collector or the State Government or the Union Territory Administration , 
as the case may be, shall be dealt with in the manner prescribed in sub-rules (1) and (2) above. 

(5) If the application is not forwarded by the Collector or the State Government or the Union Territory Adminis 
tration,, as the case may be, to the CentralGovernmentwithin a period of one hundred and eighty days from the date of receipt 
of the application , the applicant may represent to the Central Goverment in the Ministry of Home Affairs . Applicant shall 
enclose a copy of the acknowledgement issued by the office of the collector. The Central Goverment on receipt of such 
representation may take up the matter with the State Government to expedite its recommendation on the application for grant of 
Citizenship 

3 . In Schedule I to the said rules-- 
(1) After Form 1, the following Form IA shall be inserted , namely : 


Form IA 
Acknowledgement for the application for grant of citizenship under section 5 ( 1) (a ), (c), (d ) and (e ) of the Citizenship Act, 
1955 ( see Rules 7 & 9 ) 
Received application from Miss /Mş./Mr. – 

- - d /o , wlo , s/o 
resident of 

-- for registration under section 5 (1) (a )/(c )/( d )/( e) of the Citizen 
ship Act, 1955 . 

Note : Strike out whichever is not applicable . 
Dated 

Signature with seal 
of the receiving officer 

[F . No. 26011/3 /95- IC -I] 
GURCHARAN SINGH , Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART IL- Sec . 3 (1)] 


Foot Note : 

The Principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary , Part II Section 3 , dated 7 - 7- 1956 as S .R . O . 
No . 1574 and subsequently amended by notifications No: 
1 , 2 / 13 / 57- IC dated 16 -5 -58 

10 /3 / 58- IC dated 19 - 11- 58 
2 / 11 /58 - IC dated 31- 1- 59 
2 / 1 /60 - IC dated 16 - 9 -60 
1/ 1/62- IC dated 20 - 12 -62 
1 / 1/64 - IC dated 3 - 3 -65 
24 / 161(ii)64 -IC dated 5 -5 -65 
2/ 1/66 -IC dated 29 -5 -67 
2 / 1/68- IC dated 12 - 11 -68 
2 / 1 /69 - IC dated 14 - 5 -69 
2 / 7769- IC dated 19 - 12 -69 
24 /75 /69- IC dated 28 -8 - 70 
26011/ 1 /71 - 1C dated 9 - 8 - 71 
26011/ 12 ( 1 )/71 -IC dated 15 -2 -72 
G .S .R . 383 (E ) dated 5 -6 -81 
G .S .R . 25 (E ) dated 15 -1 -86 
G .S .R . 567 (E ) dated 1-4 - 86 

G . S. R . 18 (E ) dated 7- 1 -87 
19 . G .S . R . 392 (E ) dated 13 -4 - 87 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1998 . , 


